निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 634 ) 


13 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 4 अगस्त 2014 


सं0 वि0 ( 27 ) पे०को0 - 42 / 2012 - 1084 / वि० 

वित्त विभाग 


- - 


- 


- 


संकल्प 


4 अगस्त 2014 


विषयः - राज्य सरकार के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह 200/ - रुपये स्वीकृत किये जाने के 


संबंध में । 


स्वास्थ्य विभाग का ज्ञापांक - 14/ एम0 6 - 03/ 96 - 5308 ( क ) दिनांक 24.07.2001 द्वारा राज्य सरकार के 


पेंशनभोगियों को 100/- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता के रुप में स्वीकृत है, जो दिनांक 01. 06.2001 से प्रभावी है। 


2. वेतनमान /पेंशन पुनरीक्षण पर अनुशंसा देने हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा थी कि सेवा निवृत 


कर्मचारियों को सेवारत कर्मियों की भांति 200/ - रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाना चाहिए । 


3. उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को 200/ - चिकित्सा भत्ता की दर 


के पुनरीक्षण का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य 


के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को 200 /- रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाए। 


4. यह आदेश दिनांक 01. 08. 2014 से प्रभावी होगा। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अगस्त 2014 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को राज्य सरकार के राजपत्र के अगले 


असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


बी0 राजेन्दर , 


सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 634 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


